सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 798 


15 अश्विन , 1938 ( श०) 
राँची , शुक्रवार , - 

___ 7 अक्टूबर , 2016 ( ई० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
7 अक्टूबर , 2016 


संख्या -09/ आरोप- रामगढ़-84/ 2016-5480 -- पुलिस महानिरीक्षक , भ्रष्टाचार 
निरोधक ब्यूरो के पत्रांक- 9820 ( अनु०), दिनांक 9 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री लाल बाबु , 
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो काण्ड संख्या 
6/ 16 , दिनांक 30 अगस्त, 2016 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के धावा दल द्वारा रंगे 
हाथ गिरफ्तार कर दिनांक 31 अगस्त , 2016 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी 
प्राप्त सूचना के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 के नियम- 9 ( 2) ( क ) के तहत श्री लाल बाबु को हिरासत में लिये 
जाने की तिथि दिनांक 31 अगस्त , 2016 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया 
जाता है । 

निलंबन अवधि में श्री लाल बाबु का मुख्यालय बंदोबस्त पदाधिकारी का कार्यालय , 
पलामू निर्धारित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 7 अक्टूबर , 2016 
निलंबन अवधि में श्री लाल बाबु को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत 
मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जाएगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 798 - 50 | 


